रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3/ DL ( N )-04/0009/ 2003--05 


दिल्ली 


राजपाल 


सत्यमेव जयते 


Delhi 

Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 40 ] दिल्ली , दिसम्बर 7 - दिसम्बर 13 , 2012 , बृहस्पतिवार / अग्रहायण 16 - अग्रहायण 22,1934 [ रा.रा.रा.क्षे.दि.सं .209,211,212,214 
No , 40 ] DELHI, DECEMBER 74 DECEMBER 13 , 2012 , THURSDAYAGRAHAYANA 16 - AGRAHAYANA 22, 1934 (N.C.T.D No. 209,211,212,214 


भाग--IV 
PART IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the NationalCapital Territory ofDelhi other than 

Notifications included in Part- I 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 7 दिसम्बर , 2012 
सं . फा . 3 / 8 / 96 -न्याय / भाग -5 / supt. law / 1045 
1047. भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 

और 9 के उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
के उपराज्यपाल , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय 
ईसाईयों के विवाह सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण - पत्र देने के 
लिए तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए रेव कोशी बेबी , 
वरिष्ठ पादरी एवं अध्यक्ष कारमेल कम्युनिटी चर्च ट्रस्ट , ए -2 , 
डीडीए फ्लैट्स , कालकाजी , नई दिल्ली -110019 एवं निवास ए-4 , 
डी डी ए फ्लैट्स , कालकाजी , नई दिल्ली -110019 को लाइसेंस देने 
के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 

तरून सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 
LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 
Delhi, the 7th December, 2012 
ENo. 3/ 8/96 - Judl./ Vol.V/ Supt.law/ 1045-1047. 
In pursuance of the provisions of Section 6 & 9 of the 
Indian Christian Marriage Act, 1872, the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the grant of Christian 
Marriage License to Rev. Koshy Baby, Senior Pastor and 
president attached with Carmel Community Church Trust, 
A -2 , DDA Flats , Kalkaji, New Delhi- 110019 and having 
residence at A -4 , DDA Flats, Kalkaji, New Delhi- 110019 to 
solemnize marriages between Indian Christians within the 
National Capital Territory of Delhi and to grant certificate of 
marriage, withimmediate effect , for a period of three years. 

By Order and in the Name of the 

Lt. Governor of National 

Capital Territory of Delhi, 
TARUN SAHRAWAT , Addl. Secy . 


4601 DG/ 2012 


( 297) 


298 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : DECEMBER 13, 2012/ AGRAHAYANA 22 , 1934 [ PART IV 


गृह ( सामान्य ) विभाग 


भी पहले हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते 


हैं । 


अधिसूचनाएं 
दिल्ली , 7 दिसम्बर , 2012 


1. सुश्री सुरक्षा लूथरा 


संयुक्त पंजीयक के रूप में नियुक्त 
अस्थायी पंजीयक 
संयुक्त पंजीयक के रूप में नियुक्त 
अस्थायी पंजीयक 


2. श्री के . के. नांगिया 


Delhi, the 10th December, 2012 


- 


सं . फा . 18 / 31 / 2006 - गृह ( सामान्य )/ 5285.--- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. - 11011/ 2/74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 (1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , निम्नलिखित अधिकारियों 
को दिल्ली महानगर क्षेत्र में इतने लंबे समय के रूप में जब तक 
कि वह राजस्व विभाग , दिल्ली में तहसीलदार का पद धारण करने 
अथवा अगले आदेशों तक , इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी 
मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


No. F. 4 /5 / 2003 -Home (G )/5304.-In exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India, Ministry of Home Affairs , 
Notification No. U - 1101 1 /2 /74 -UTL (i) dated the 20th 
March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint the following officers of 
the High Court of Delhi to be the Executive Magistrates 
in the Merropolitan Area of Delhi, till they hold the present 
post or till further orders, whichever is earlier : 


1. श्री रणबीर सिंह 


तहसीलदार 


कंझावला 


2. श्री प्रवीण कुमार तहसीलदार 


मुख्यालय 
रोहिणी 


3. श्री हीरा लाल 


तहसीलदार 


1. Ms. Suraksha Luthra 


Joint Registrar appointed as 
Temporary Registrars 


HOME (GENERAL) DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 


2.Mr. K. K. Nangia 


Joint Registrar appointed as 
Temporary Registrars 


दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2012 


Delhi, the 7th December, 2012 
No. F. 18 /31/2006 -Home (G ) /5285.-In exercise of 
the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 20 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U - 11011/ 2 /74-UTL (i) dated the 20th 
March , 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive 
Magistrate in the Metropolitan area of Delhi upon 
following officers, so long as they hold the post of 
Tehsildar , as the case may be in the revenue Department 
or till further orders , whichever is earlier : 
1. Sh Ranbir Singh 

Tehsildar (Kanjhawala ) 


सं , फा . 4 / 2 / 2003 - गृह ( सामान्य ) / 5332.--- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. -11011/2/ 74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता, 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री अजय अरोडा, तदर्थ दानिक्स , उपखण्ड 
अधिकारी ( नरेला ) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में इतने लंबे समय के रूप 
में जब तक कि वह राजस्व विभाग , दिल्ली में उपखण्ड अधिकारी का 
पदधारण करने अथवा अगले आदेशों तक , इसमें , जो भी पहले हो , 
कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष प्रतिनियुक्त करते हैं । 


, 


2. Sh Parveen Kumar 


Tehsildar ( HQ ) 


3. Sh Hira Lall 


Tehsildar (Rohini) 


Delhi, the 11th December, 2012 


दिल्ली , 10 दिसम्बर , 2012 


सं . फा . 4 / 5 / 2003 - गृह ( सामान्य ) /5304.—गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. -11011/2/ 74- यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली उच्च न्यायालय , 
दिल्ली के निम्नलिखित अधिकारियों को दिल्ली महानगर क्षेत्र में 
जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में 
समतुल्य पद पर बने रहते हैं , या अगले आदेशों तक , इसमें , जो 


No. F4/ 2/ 2003- Home ( G )/ 5332 .----In exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) , read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs , 
Notification No. U - 11011/2 / 74 -UTL (i) dated the 20th 
March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint Shri Ajay Arora , Adhoc 
DANICS presently working as SDM (Narela ) to be the 
Executive Magistrate in the National Capital Territory of 
Delhi, so long as he holds the post of SDM , as the case 
may be in the Revenue Department or till further orders , 
whichever is earlier. 


299 


PART IV] DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : DECEMBER 13 , 2012/ AGRAHAYANA 22, 1934 


सं . फा . 4 / 4 /2003 - गृह ( सामान्य ) /5343.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू.-11011/2/74- यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री कुलदीप सिंह गंगर , 
दानिक्स, उपायुक्त ( मुख्यालय ) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में इतने लंबे 
समय के रूप में जब तक कि वह राजस्व विभाग , दिल्ली में 

उपायुक्त 
का पद धारण करने अथवा अगले आदेशों तक , इसमें , जो भी पहले 
हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष प्रतिनियुक्त करते हैं । 

सं . फा . 4 / 4 / 2003 - गृह ( सामान्य )/5343.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू.-11011/2/ 74 - यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री कुलदीप सिंह गंगर , 
दानिक्स , उपायुक्त ( मुख्यालय ) को जो वर्तमान में कार्यकारी मजिस्ट्रेट 
के रूप में नियुक्त है को दिल्ली महानगर क्षेत्र में इतने लंबे समय 
के रूप में जब तक कि वह राजस्व विभाग , दिल्ली में उपायुक्त 
का पद धारण करने अथवा अगले आदेशों तक , इसमें , जो भी 
पहले हो , अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष प्रतिनियुक्त 
करते हैं । 


हौज खास 


No. F. 4 /4 /2003 -Home (G ) /5343.—In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with 
the Government of India, Ministry of Home Affairs, 

Notification No. U -11011/ 2 / 74- UTL (i) dated the 20th 
March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint, Shri Kuldeep Singh Gangar, 
DANICS , presently working as Deputy Commissioner (HQ), 
Delhi to be an Executive Magistrate in the National Capital 
Territory of Delhi, so long as she holds the post of Deputy 
Commissioner, as the case may be in the Revenue 
Department or till further orders whichever is earlier, 

No. E.4/ 4/ 2003- Home ( G ) / 5343.---- In exercise of 
the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 20 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U - 11011/2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 
1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 
is pleased to appoint Shri Kuldeep Singh Gangar , DANICS, 
presently working as Deputy Commissioner (HQ ), Delhi, 
an Executive Magistrate to be a District Magistrate , so 
long as he holds the post ofDeputy Commissioner ; as the 
case may be in the Revenue Department or till further 
orders whichever is earlier. 


संख्या यू.- 11011/2/74 - यू.टी.एल . (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , निम्नलिखित उपखण्ड 
अधिकारियों को दिल्ली महानगर क्षेत्र में इतने लंबे समय के रूप 
में जब तक कि वह राजस्व विभाग, दिल्ली में उपखण्ड अधिकारी 
का पदधारण करने अथवा अगले आदेशों तक , इसमें , जो भी पहले 
हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष प्रतिनियुक्त करते हैं । 
1. श्री आरती लाल 

उपखण्ड अधिकारी 
( दानिक्स अधिकारी ) 

कापसहेडा 
2. श्री शिव कुमार गुप्ता 

उपखण्ड अधिकारी 
( तदर्थ दानिक्स अधिकारी ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशों तथा उनके नाम पर , 

इंदु सिन्हा, उप सचिव 
Delhi, the 12th December, 2012 
No. F. 4 /2 /2003-Home (G ) /5360.-- In exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 1) of Section 20 ofthe 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U - 11011 /2 /74 -UTL (i) dated the 20th 
March , 1974 , the Lt. Governor ofNational Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint the following officers to 
be the Executive Magistrate in the National Capital 
Territory of Delhi, so long as they hold the post of SDM ; 
as the case may be in the Revenue Department or till 
further orders , whichever is earlier: 
1. Smt. Arti Lal, DANICS SDM (Kapashera ) 
2. Shri Shiv KumarGupta, Adhoc DANICS SDM (HauzKhas) 

By Order and in the name of the 
Lt. Governor of the National 

Capital Territory of Delhi, 

INDU SINHA , Dy. Secy, 
सहकारिता विभाग 
कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 7 दिसम्बर, 2012 
सं . फा .938 )68 / स्था . / सह . / भा . IV / -3035-3042. 
दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 
( दिल्ली अधिनियम 2004 का 3 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
साथ पठित दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 
3 ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री नवीन 
कटारिया और श्री विपन कुमार उप पंजीयक सहकारी समितियां को 
उपरोक्त अधिनियम के अधीन कार्य को निपटाने के लिए उपरोक्त 
पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से पंजीयक की सहायतार्थ 
नियुक्त करते हैं । 


दिल्ली , 12 दिसम्बर , 2012 
सं . फा . 4 / 2 / 2003 - गृह ( सामान्य ) /5360.-गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 


300 DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : DECEMBER 13 , 2012/ AGRAHAYANA 22 , 1934 [ PART IV 


DEPARTMENT OF COOPERATIVE 


कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण 

आदेश 


OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE 

SOCIETIES 


दिल्ली , 11 दिसम्बर , 2012 


NOTIFICATIONS 


Delhi, the 7th December, 2012 


- 


No. E.9( 38) /68/Estt./Coop./Vol. -IV/ 3035-3042. 
In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
Section 3 of Delhi Co - operative Societies Act, 2003 (Delhi 
Act 3 of 2004 ) read with Rule 3 ( 1 ) of DCS Rules 2007, the 
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to appoint Sh . Naveen Katarya and Sh . Bipan Kumar 
as Deputy Registrars Cooperative Societies, Delhi to assist 
the Registrar in discharging his duties and functions under 
the aforesaid Act and Rules with effect from the date they 
assumed charge of the said office . 


सं . फा . 10( 5221 )/मु.स. ( मुख्या . ) / स.शु. / 5728.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि मैसर्स जिन्दल कैपिटल लिमिटेड , 79 - ए, कमला नगर, दिल्ली 
110007 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 40000000 मूल्य के इक्विटी 
शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 3208101 से 7208100 है , पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 40000 केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क 
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


दिल्ली, 13 दिसम्बर , 2012 


OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE 

AUTHORITY 


, 


ORDERS 


Delhi, the 11th December, 2012 


सं फा . 47 /1253 / उत्तर पश्चिम/ स / एमपी./- 3067. - दिल्ली 
सहकारी समितियाँ अधिनियम , 2003 की धारा 127%; (दिल्ली 
अधिनियम- 3 , 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , क्वेटा गृह आवास 
समिति ( 1253 / स.आ. ) धारा 37 ( 1 ) ( ख ) दिल्ली सहकारी समितियाँ 
अधिनियम , 2003 (दिल्ली अधिनियम- 3 , 2004 ) के प्रावधानों से 
उन्मुक्त करते हैं , तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व 
प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 31-12-2012 अथवा 
लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने , जो भी पहले हो , तक बढ़ाई 
जाती है । 


दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 
के . महेश, विशेष सचिव ( सहकारिता ) 


Delhi, the 13th December, 2012 


E.No. 10( 5221)/ COS( HQ )/ Cons. Duty/ 5728.- In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (No.2 
of 1899 ) read with the Government of India , Ministry of 
Home Affairs, Notification No. S.O - 148 (E ) dated the 24th 
January, 2008 , the Chief Controlling Revenue Authority , 
Delhi hereby directs M /s . Jindal Capital Ltd., 79 - A , Kamla 
Nagar, New Delhi- 110007 shall pay a consolidated stamp 
duty of ₹ 40,000 ( Rupees forty thousand ) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 4,00,00,000 for equity 
share certificates with distinctive Nos. 03208101 to 
07208100 to be issued by the said company. 

सं . फा . 10 ( 7097 ) /मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु. / 5729. 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( ई ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री सेकेण्ड स्कूल लर्निंग प्रा . लि . 4375 , सेक्टर - बी , 
पॉकेट 5 और 6 , वसन्त कुंज, नई दिल्ली -110070 द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 97,61,100 मूल्य के सिरिज - बी 0.0001 % ऑपशनली 
कनवर्टीबल डिवेन्चर जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 530001 से 
627611 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 24,403 ( रुपये चौबीस 
हजार चार सौ तीन ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 


No , F.47/ 153 /GH /COOP /NW /3067, --- In exercise of 
the powers conferred by Section 127 of Delhi Co -operative 
Societies Act, 2003(Delhi Act 3 of 2004 ) the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
exempts the Quetta Coop . G /H Society Ltd ( 1253 /GH ) from 
the provisions of Section 37 (1)(b ) of Delhi Co -operative 
Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004 ) and accordingly 
extend the period of supersession of the managing 
committee and the term of the Administrator of the said 
society upto 31-12-2012 or till the democratic setup of the 
society is restored - whichever is earlier. 


By Order and in the Name of 
The Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory ofDelhi, 
K. MAHESH, Spl. Secy. ( Coop. Societies ) 


E.No.10 ( 7097) COS( HQ )/ Cons. Duty/ 5729.-In 
exercise of the powers conferred by clause (b )of sub -section 


PART IV] DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : DECEMBER 13 , 2012/ AGRAHAYANA 22, 1934 


301 


( 1) ofSection 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) 
read with the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , Notification No. S.O. 148 (E ) dated the 24th January, 
2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhjhereby 
directs that M /s, Second School Learning Pvt. Ltd., 4375 , 
Sector-B , Pocket 5 & 6 , Vasant Kunj, New Delhi- 110070 , 
shall pay a consolidated stamp duty of Rs.24,403 (Rupees 
twenty four thousand four hundred three ) only on the 
aggregate value of debentures of Rs.9761100 for issue of 
series B 0.0001 % Optionally convertible Debentures bearing 
distintive No. 530001 to 627611 to be issued by the said 
company. 


F.No.10 ( 4644 ) COS( HQ )/ Cons. Duty/ 5732 .---- In 
exercise of the powers conferred by clause (b )of sub - section 
(1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( No.2 of 
1899) read with the Government of India ,Ministry of Home 
Affairs , Notification No.S.O. 148 (E ) dated the 24th January , 
2008 , the Chief Controlling Revenue Authority , Delhi 
hereby directs that M /s. Anubha Infrastructures Pvt. Ltd., 
A - 15 ,Ground Floor,LSC , BQ Block , DDAMarket, Shalimar 
Bagh , Delhi- 110088 , shall pay a consolidated stamp duty 
of 15000 (Rupees fifteen thousand ) only on the aggregate 
value of shares of ₹.1,50,00,000 forequtiy share certificates 
with distinctive Nos. 90001 to 120000 to be issued by the 
said company. 


- 


, 


सं. फा . 10 ( 4986 ) /मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 5731. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( ई ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री ओ एम जी नेटवर्क प्रा. लि ., ग्राउण्ड फ्लोर , आई -1791 , 
सी आर पार्क , नई दिल्ली -110019 द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 21,19,900 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 
25601 से 46799 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2120 ( रुपये दो 
हजार एक सौ बीस ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 


, 


सं . फा . 10 ( 5412 ) /मु.स . ( मुख्या. )/ स.शु. / 5733. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( ई) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री एसबीआई कार्डस एण्ड पेमेन्ट सर्विसेस प्रा. लि ., एसबीआई , 
एलएचओ, 11 पार्लियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 50,00,00,000 मूल्य के फिक्सड रेट , अनसेक्योर्ड , 
रेटेड , टैक्सेबल , रिडीमेबल , सबोर्डिनेट , नन - कनवर्टीबल डिवेन्चर्स 
जिनकी पृथक संख्या SBICPSL - Series-SBIC - 03 है , पर लगने 
वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 12,50 , 000 ( रुपये बारह लाख पचास हजार ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


ENo.10 ( 4986 ) COS( HQ )/ Cons. Duty/ 5731.- In 
exercise of the powers conferred by clause (b )of sub -section 
(1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899 ) 
read with the Government of India , Ministry of Home 
Affairs , Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 24th January, 
2008,the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby 
directs thatMs. OMG Network India Pvt. Ltd., Ground 
Floor, I- 1791 , C.R. Park ; New Delhi - 110019 , shall paya 
consolidated stamp duty of Rs.2120 (Rupees two thousand 
one hundred twenty ) only on the aggregate value of shares 
of Rs.21,19,900 for equtiy share certificates with distinctive 
Nos . 25601 to 46799 to be issued by the said company. 


- 


F.No.10 ( 5412) COS( HQ)/ Cons . Duty/ 5733 .--In 
exercise ofthe powers conferred by clause (b )of sub -section 
(1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) 
read with the Government of India, Ministry of Home 
Affairs , Notification No. S.O. 148 ( E ) dated the 24th January, 
2008 , the Chief Controlling Revenue Authority , Delhi 
hereby directs that M /s. SBI Cards & Payment Services 
Pvt. Ltd. SBI LHO, 11 Parliament Street, New Delhi - 110001 , 
shallpaya consolidated stamp dutyof ₹ 12,50,000 ( Rupees 
twelve lakh fifty thousand ) only on the aggregate value of 
debentures of ₹ .50,00,00,000 for issue of Fixed Rate , 
Unsecured , Rated , Taxable , Redeemable , Subordinate, Non 
convertible Debentures bearing distinctive No. SBICPSL 
Series -SBIC -03 to be issued by the said company. 


सं . फा . 10 ( 4644 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 5732. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( ई ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा (1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री अनुभव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि ., ए -15 , भू - तल , एलएससी, 
बीक्यू - ब्लॉक , डीडीए मार्केट , शालीमार बाग , दिल्ली -110088 द्वारा 
जारी किए जाने वाले ₹ 1,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी 
पृथक संख्या क्रमश: 90001 से 120000 है , पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क ₹ 15000 ( रुपये पन्द्रह हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक 
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


- 


सं . फा . 10 ( 5035 )/मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु./ 5734: 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( ई ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री अर्बन शोर व्होल सैल इण्डिया प्रा. लि. , 111 एवं 112 , 
माया लैण्ड सेन्टर , नौरंग हाउस , 21 , कस्तूरबा गांधी मार्ग , 


, 


460106 /12-2 


302 DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934 [PART IV 


नई दिल्ली -110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 18,73,750 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः110001 से 111250 
है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1874 ( रुपये एक हजार आठ सौ 
चौहत्तर ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी 


the Chief Controlling Revenue Authority , Delhi hereby 
directs that M / s. Urban Shore Wholesale India Pvt. Ltd., 
111 & 112 Mayaland Center, Naurang House, 21 Kasturba 
Gandhi Marg, New Delhi- 110001, shall pay a consolidated 
stamp duty of Rs.1,874 (Rupees one thousand eight hundred 
seventy four ) only on the aggregate value of shares of 
Rs.18,73,750 for equtiy share certificates with distinctive 
Nos. 110001 to 111250 to be issued by the said company . 


करेगी । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से . 
निला मोहनन , विशेष महानिरीक्षक ( पंजीकरण ) -1 
F.No.10 ( 5035 ) COS( HQ)/ Cons. Duty/ 5734.- In 
exercise of the powers conferred by clause (b )of sub -section 
(1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899 ) 
read with the Governmentof India, Ministry ofHome Affairs, 
Notification No. S.O. 148 (E ) dated the 24th January, 2008 , 


By Order, 
Of Chief Controlling Revenue Authority 
Govt. of National Capital Territory of Delhi, 


NILA MOHANAN , Spl. Inspector General 

( Registration)-1 


Prinied by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


